रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


Ram 


a 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 — उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub-section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 2719] 
No. 2719 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , दिसम्बर 16 , 2015 / अग्रहायण 25 , 1937 
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 16 , 2015 /AGRAHAYANA 25 , 1937 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOM 


NOTIFICATION 


Cochin , the 16th December, 2015 

No . 01/ 2015 


सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय 

__ अधिसूचना 
कोचिन, 16 दिसम्बर , 2015 

सं. 01 / 2015 
का . आ . 3417 ( अ). — सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 की 
धारा 8 ( ए ) के अर्न्तगत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
मैं , डॉ . के. एन. राघवन , सीमाशुल्क आयुक्त, सीमाशुल्क गृह, कोचिन 
एतद्दवारा कोचिन पोर्ट ट्रस्ट , विल्लिगटन आईलैंड, एरणाकुलम जिला , 
केरल राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र को नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट 
सीमाओं के अनुसार आयातित क्लिंकर को उतारने और चढ़ाने के 
प्रयोजन हेतु “ सीमाशुल्क क्षेत्र " घोषित करता हूँ । 

सारणी 
1. भौगोलिक स्थल एरणाकुलम वार्फ के क्यू 9 गेट के 

समीप बफ्फ यार्ड 
2. क्षेत्रफल 5504 वर्ग मीटर 
3. सीमाएं 

उत्तर - पत्तन के पटटे की इमारतें 
दक्षिण - मारार रोड 
पूरब - मिल्ने रोड 
पश्चिम - के एस ई बी रेस्ट हाउस 


S . O . 3417 (E ). - In exercise of the powers 
conferred on me under Section 8 (a ) of the Customs 
Act , 1962 , I, Dr. K . N. Raghavan, Commissioner of 
Customs, Custom House , Cochin , hereby declare the 
following area of Cochin Port Trust, Willingdon Island , 
Ernakulam district in the state ofKerala as per limits 
specified in the Table below to be the " CustomsArea ", 
for the purpose of unloading and loading of imported 
Clinker. 

TABLE 


1. Geographical Location Buffer Yard near Q9 gate of 

Ernakulam Wharf 


2. Area 


3. Boundaries 


5504 Som 
North- Port s lease buildings 
South -Marar Road 
East-Milne Road West -KSEB 
Rest House 


[ फा . सं. एस - 25 / 222 / 2015 - आई एण्ड बी - सीमाशुल्क ] 

डॉ . के. एन. राघवन , सीमाशुल्क आयुक्त 


[ E. No. S -25/222/2015/I & B- Cus ] 
Dr. K . N . RAGHAVAN , Commissioner of Customs 


5270 GI/ 2015 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


